निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 74 ) 


29 फाल्गुन 1930 ( NO ) 
पटना, शुक्रवार, 20 मार्च 2009 


पटना 7 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 मार्च 2009 
सं0 ई. एल.1 - 001 / 2008 ( खण्ड - R. O . P. C .)- 03 — भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0 434 / बिहार - लो०स० / 
2008(1), दिनांक 26 फरवरी 2009 सर्व साधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से 

प्रभात कुमार गुप्ता , 
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट , ( असाधारण ) , 20 मार्च 2009 


, जयात् ; 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 तारीख : 26 फरवरी, 2009 7, फाल्गुन, 1930 ( शक ) 

अधिसूचना 
सं0 434 / बिहार - लो. स. / 2008 (1) — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43) की धारा - 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि तारीख 25 सितम्बर, 2008 की उसकी अधिसूचना संख्या 
434 / बिहार - लो०स० / 2008 (1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् ; 

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ ( 2) में मद सं0 1 - वाल्मिकीनगर , 3 –पूर्वी चम्पारण, 7 - झंझारपुर, 
15 - मुजफ्फरपुर, 20 - सारण , 22 - उजियारपुर एवं 31 - पाटलिपुत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जायेगी । 

सारणी 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम 

निर्वाची पदाधिकारी 

2 
| 1 - वाल्मीकिनगर 

अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 
| 3- पूर्वी चम्पारण 

अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण , मोतीहारी 
7 - झंझारपुर 

अपर समाहर्ता, मधुबनी 
15 - मुजफ्फरपुर 

अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर 
20 - सारण 

अपर समाहर्ता, सारण , छपरा 
22 - उजियारपुर 

अपर समाहर्ता, समस्तीपुर 
31 - पाटलिपुत्र 

अपर समाहर्ता, पटना 


आदेश से 
आर0 के0 श्रीवास्तव, 

सचिव । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan , Ashok Road , New Delhi- 110001 Dated 27th February, 2009/ 

7 Phalguna , 1930 ( Saka ) 

NOTIFICATION 
No . 434 /BR -HP /2008 ( 1 ) — In pursuance of the provisions of section 21 of the 
Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby 
directs that following amendment shall be made in its Notification No. 434 /BR -HP /2008 
( 1 ) dated 25th September, 2008 . 

mn 2 of the Table appended to the said notification , in place of 
existing entries against item no . 1 -Valmiki Nagar , 3 - Purvi Champaran , 7 -Jhanjharpur , 
15 -Muzaffarpur, 20 - Saran , 22 -Ujiarpur , 31 -Pataliputra the following entries will be 
substituted . 

TABLE 


Returning Officer 


Number and Name of 
Parliamentary Constituency 

1 
1 - Valmiki Nagar 
3 -Purvi Champaran 
7 - Jhanjharpur 
15 -Muzaffarpur 


2 
Additional Collector,West Champaran , Bettiah 
Additional Collector, East Champaran , Motihari 
Additional Collector, Madhubani 
Additional Collector,Muzaffarpur 


बिहार गजट , ( असाधारण), 20 मार्च 2009 


Returning Officer 


Number and Name of 
Parliamentary Constituency 
20 - Saran 
22-Ujiarpur 
31- Patliputra 


Additional Collector, Saran , Chapra 
Additional Collector , Samastipur 
Additional Collector, Patna 


By Order, 
R . K .SRIVASTAVA 

Secretary . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 74-571+ 100 - डी0टी0पी0 । 


